रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD NO DL -33004 / 99 


सत्यपरजपते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of Indig 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग --- खण्ड 3 -- - उप - खण्ड (ii ) । 
PART IK Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


"उ (ii) 1 . 10 / 7 / 20 / 


GO ! [ S , WENN 


स . 400 ] 
No. 4000 


नई दिल्ली, सोमवार, जून 18, 2001 / ज्येष्ठ 28 , 1923 
NEW DELHI,MONDAY , JUNE 18 , 2001/JYAISTHA 28 , 1923 


सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 

__ अधिसूचना 

नईदिल्ली, 18 जून , 2001 
का . आ . 530( अ).--- राष्ट्रीय राजमार्ग ( राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खंड/ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने स्थायी 
पुल / अस्थायी पुल के प्रयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क की वसूली ) नियमावली, 1997 के 
नियम 3 के उप नियम ( 2) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 , (1956 का 48 ) की 
धारा 7 और 8 ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश राज्य में 
राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के 148.43 किमी से शुरू होकर 166 . 65 किमी पर मिलने वाले राष्ट्रीय 
राजमार्ग खण्ड अर्थात् मुरादाबाद बाईपास (जिसे इसके बाद बाईपास कहा जायेगा ) के निर्माण , 
अनुरक्षण, प्रबन्धन और संचालन पर निहित व्यय, इसमें लगी पूंजी पर जुड़ने वाले ब्याज, युक्तियुक्त 
प्रतिलाभ, यातायात के घनत्व और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मैसर्स मुरादाबाद टोल 
रोड कम्पनी लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 1, ईस्टर्न एवेन्यू , महारानी बाग , नई दिल्ली - 
110065 में है, के साथ हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए एतद् द्वारा यह अधिसूचित 
करती है कि मुरादाबाद बाईपास के प्रयोग के लिए यान्त्रिक वाहनों पर नीचे दी गई अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क लगाया जायेगा और वसूल किया जायेगा और उक्त मुरादाबाद टोल रोड 
कम्पनी लिमिटेड को अथवा उसके वैध अधिकृत प्रतिनिधि को नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिश्ट 
दरों पर आवागमन के लिए खोले जाने की तिथि से 18 अप्रैल , 2033 तक शुल्क वसूल करने और 
अपने पास रखने के लिए अधिकृत करती है । 


1879 ( I / 2001 


IPARTII --- Sxc. 3( 1 ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 

अनुसूची 


क्रम संख्या 


वाहन की किस्म 


. 


2 . 


ट्रक 2- धुरी 
बस 2- धुरी 
हल्के वाणिज्यिक वाहन 
कार 
बहु धुरीय वाहन 


एक ओर के चक्कर के लिए प्रति वाहन 

शुल्क की दर ( रूपयों में ) 
65 रूपये मात्र ( पैंसठ रूपये मात्र ) 
85 रूपये मात्र (पैंसठ रूपये मात्र ) 
30 रूपये मात्र (तीस रूपये मात्र ) 
| 20 रूपये मात्र (बीस रूपये मात्र ) 
| 85 रूपये मात्र ( पच्चासी रूपये मात्र ) 


A . 


5 . 


2. 


मैसर्स मुरादाबाद टोल रोड कम्पनी लि0 अथवा इसके वैध अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बाईपास 
का आंशिक उपयोग करने वालों से ऊपर अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों के 50 प्रतिशत के 
बराबर की दर से शुल्क वसूल किया जायेगा । 


3. 


उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क की इन दरों में वित्त वर्ष 2002-2003 से प्रति वर्ष 
निम्नलिखित आधार पर संशोधन किया जा सकेगा; अर्थात् 
प्रत्येक श्रेणी के वाहनों के लिए संशोधित शुल्क निम्नलिखित पद्धति पर आधारित होगा: 


आर एफ - ( डब्ल्यू पी आई (2) / डब्ल्यू पी आई (1)) x आई एफ 
यहां 
आर एफ = आर एफ का अभिप्राय वाहन की उचित श्रेणी और बाईपास की उचित लम्बाई के लिए 
शुल्क की संशोधित दर से है । 
“ डब्ल्यू पी आई " का अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय- समय पर निर्धारित और प्रकाशित 
थोक मूल्य सूचकांक से है और ऐसा सूचकांक उपलब्ध न होने की स्थिति में अथवा वापस लेने 
अथवा ठोस रूप से संशोधित होने अथवा प्रतिनिधि न होने पर कोई उत्तरवर्ती अथवा केन्द्र सरकार 
द्वारा अनुमोदित वैकल्पिक सूचकांक | 
डब्ल्यू पी आई ( 2) उस माह की डब्ल्यू पी आई का अभिप्राय, उस महीने से 6 महीने पहले के 
महीने की डब्ल्यू पी आई से है जिसकी समाप्ति पर इस करार के उपबंधों के अनुसार संशोधित 
शुल्क लागू हो जाएगा ; 
डब्ल्यू पी आई (1 ) का अभिप्राय उस महीने और वर्ष की आधारभूत डब्ल्यू पी आई से है जिसमें 
परियोजना को यातायात के लिए खोल देने हेतु अनुसूचित किया गया था , 
आई एफ का अभिप्राय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट प्रारंभिक शुल्क दर से है । 
संशोथित शुल्क को पाँच रूपये की निम्नतम दर पर परिकलित किया जायेगा । 


[ भाग 1 - खण्ड ३ ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4. निम्नलिखित प्रकार के वाहनों को उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क से छूट दी जाती है, 
अर्थात : 


( 1V 


( v ) 


(ो अति विशिष्ट व्यक्तियों के चिह्नों से युक्त वाहन , 

रक्षा वाहन , 
पुलिस वाहन , 
अग्नि शमन वाहन , 

एम्बुलेंस, 
(vi) अन्त्येष्टि वाहन, 
( vii ) डाक तथा तार विभाग के वाहन, और 

( vii ) केन्द्र और राज्य सरकारों के कार्यरत वाहन । 
टिप्पणः निम्नलिखित से सम्बन्धित वाहनों को अतिविशिष्ट व्यक्ति, चिह्नयुक्त वाहन समझा जाएगा, 
अर्थात : 


IMI 


( v) 


( vi ) 
(vii) 
( viii ) 


भारत के राष्ट्रपति , 
भारत के उपराष्ट्रपति , 
राज्यों के राज्यपाल , 
केन्द्र और राज्यों के मंत्री, 
लोक सभा अथवा राज्य सभा अथवा विधानमंडलों के विपक्ष के नेता, 
संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल, 
केन्द्र और राज्यों के विधानमंडल के अध्यक्ष अथवा सभापति , 
स्थानीय निकायों के कार्यकारी पार्षद, 
अपने सम्बन्धित चुनाव क्षेत्र के अन्तर्गत सांसद और राज्य विधानसभा/ परिषद के सदस्य 
(विधायक ) 
भारत में राजकीय दौरे पर विदेशी उच्च पदाधिकारी, और 
सी डी चिह्नयुक्त कारों का उपयोग करने वाले भारत में ठहरे हुए विदेशी राजनयिक | 


( x ) 


5. शुल्क की दरें , शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणियाँ और उस प्राधिकारी का 
नाम, पता और टेलीफोन नम्बर जिसे शिकायतें , यदि कोई हों , की जानी चाहिए, चुंगी बूथों से पहले 
500 मीटर चुंगी बूथों से 100 मीटर पहले और चुंगी बूथों पर भी स्पष्ट और विशेष रूप से प्रदर्शित 
की जाएगी, प्रदर्शन बोडौं की ऊंचाई और अक्षरों का आकार ऐसा होगा जो ड्राइवरों के लिए प्रदर्शन 
पोडौँ पर पढ़ा जाना आसान हो । 


__ - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


[ फा. सं. आरडब्ल्यू / एनएच - 37011/24/ 2001 - पीआईसी ] 
एस. सी . शर्मा, महानिदेशक ( सड़क विकास ) और अपर सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Part II — Sec. 3(ü )] 


he 


MINISTRYOF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 18th June, 2001 


5.0. 530(E) - In exercise of the powers conferred by section 7 and 8(A ) of the 
National Highways Act, 1956 ( 48 of 1956 ) read with sub-rule (2) of rule 3 of the 
National Highways (Collection of Fees by any person for the use of Section of 
National Highways/Permanent Bridge /Temporary Bridge on National Highways ) 
Rules, 1997, the Central Government , having regard to the expenditure involved in 
building , maintenance , management and operation of the part of National Highway , 
i.e., Moradabad Bypass (hereinafter referred to as the “ Bypass“), starting with 
Kilometeres 148 .43 and joining at Kilometeres 166 .65 of National Highway Number 
24 in the state of Uttar Pradesh , the interest on capital invested , reasonable return , 
the volume of traffic and the period of Agreement entered by National Highways 
Authority of India with M /s. Moradabad Toll Road Company Limited , having it s 
registered office at 1, Eastern Avenue , Maharani Bagh , New Delhi- 110065 hereby 
notifies that there shall be levied and paid fees on mechanical vehicles for the use of 
the bypass at the rates specified in the Schedule below , and authorises the said M /s. 
Moradabad Toll Road Company Limited , or it s authorized legal representative to 
collect and retain fees at the rates specified in the Schedule below from the date of 
it s opening to traffic to 18th April, 2033. 


SCHEDULE 


S.No . 


Type of Vehicle 
Truck 2 - Axle 


Bus 2 - Axle 
LCV 
Car 
Multi Axle Vehicle 


Fee RateNehicle for a one way trip (Rs.) | 
Rs. 65 only (Sixty five only ) 
Rs. 65 only (Sixty five only ) 
Rs. 30 only (Thirty only ) 
Rs. 20 only (Twenty only ) 
Rs. 85 only (Eighty five only ) 


[ mI- 


3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . The M /s Moradabad Toll Road Company Limited or it s authorized legal 
representative may collect the fees from the users of only part of the Bypass at the 
rates equal to 50 % of the rates specified in above Schedule . 


3 . These rates of fees specified in the above Schedule may be revised every year 
commencing from the financial year 2002 -2003 on following basis , namely : 
The revised fee for each category of the vehicles shall be based upon the 
following methodology: 
RF = WPI (2 )/WPI( 1)} x IF 
Where 
RF = Revised rate of fee for appropriate vehicle category and appropriate length of 
bypass . 
"WPI” means the wholesale price index determined and published by the Reserve 
Bank of India from time to time, and in the event of such index no longer being 
available or being withdrawn or materially modified and not being representative, then 
any successor or alternative index, as approved by the Central Government. 
WPI(2 ) = WPI for the month , 6 months previous to the month at the end of which 
revised fee shall become applicable in accordance with the provisions of this 
Agreement; 
WPI(1) = Base WPI for the month and year in which the project was scheduled for 
commissioning for traffic ; 
IF means Initial Fee Rate as set out in SCHEDULE . 
The revised fee shall be rounded off to the nearest five rupees. 
4 . The Following types of vehicles are exempted from the foe specified above in the 
schedule, namely : 
(i) Vehicles with Very Important Person symbols , 
( il) Defence Vehicles , 
(iii) Police Vehicles , 

Fire fighting vehicles , 
(V) Ambulances, 
( vi) Funeral Vans , 
(vii) Posts and Telegraph Department vehicles , 
( viii) Central and State Governmentvehicles on duty, 


( iv ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec. 3( ) ] 


Note : The following vehiclos shall be deemed to be vehicles having VIP symbols 
namely : 
(i) President of India , 
( ll) Vice President of India , 
(ill) Governers of States , 
( iv ) Central and State Ministers , 
(v ) Leader of opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures , 
( vi ) Lt. Governers of Union Territories , 
( vii) Speakers or Chairman of Central and State Legislators, 
( viii) Executive Councilors of Local Elected Bodies 
(ix ) Members of Parliament and Members of State Legislative Assemblies /Councils 

within their respective Constituencies , 
(x) Foreign dignitaries on State Visit to India , and 
(xi) Foreign Diplomats stationed in India using cars with CD symbols. 


5 . The approved fee rates , category of exempted vehicles from payment of fee and 
the name , address and telephone number of the person of the company to whom the 
complaint, if any , should be addressed shall be cospicuously and prominently 
displayed 500m ahead of toll booths, 100m ahead of toll booths and at the toll booths 
also , the hight of display boards and size of letters being such that it is easy for drivers 
to read the display boards must be displayed in English and Hindi languages. The 
said M /s. Moradabad Toll Road Company Limited shall give a receipt on each and 
every occasion of recovery of fees under this notification . 


F .No. RW /NH -37011/24 /2001-PIC ) 
S . C . SHARMA, Director General (Road Development) and Addl. Secy. 


by tho 
tu the 


Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 


